रजिस्ट्री सं. डी० एल० - 33004/ 95 


REGD. NO . D . L .-- 33004/ 95 


. 


१ 


witter 


. 


. 


भारतको राजपत्र 


रायपनपन 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II -- - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( il ) 
PART II — Section 3 - Sub -section ( li ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं•532 ] 
No. 5321 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , सितम्बर 14 , 1995 / भाद्र 23 , 1917 
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14 , 1995/BHADRA 23 , 1917 


वस्त्र मंत्रालय 
( हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1995 
का . आ . 782( अ ). - भारत सरकार ने हथकरघा क्षेत्र द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों तथा अवसरों का आकलन करने तथा अवसरों का 
उपयोग करने के लिए उपाय निकालने हेतु अपने संकल्प संख्या 1/ 4/ 95 -- डीसीएच / समन्वय दिनांक 27 जुलाई 1995 के द्वारा सुश्री मीरा सेठ की अध्यक्षता 
में एक समिति गठित की थी । 


इस संकल्प का आंशिक संशोधन करते हुए क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित श्री ए. के . जैन, संयुक्त सचिव ( बैंकिंग ) के स्थान पर श्री अनूप मिश्रा, 
निदेशक , बैंकिंग डिवीजन , वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग को नामित किया जाता है । तथा क्रम संख्या 12 में उल्लिखित श्री विनोद मल्होत्रा, 
सदस्य सचिव को सदस्य के रूप में नामित किया जाता है । और विकास आयुक्त हथकरघा ( केवल पद द्वारा ) को सदस्य सचिव के रूप में नामित किया जाता 


है । अत : इस संकल्प को अब इस प्रकार पढ़ा जाए । 


क्रम सं 


सदस्य 


2 
5. श्री अनूप मिश्रा, निदेशक बैंकिंग प्रभाग , वित्त मंत्रालय , संसद मार्ग, 

नई दिल्ली । 
12. श्री विनोद मल्होत्रा, विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प ) वेस्ट ब्लॉक - 7 , 

आर. के . पुरम, नई दिल्ली । 


सदस्य 


2257 GI/ 95 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II Sec . 3 (ii )] 


IN 


ES 


2 


A 


HENKTY , BUT HO , 


13. foronto 37447 

T 
नई दिल्ली । 


FRED PART = 


सदस्य सचिव 


आदेश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भिजवा दी जाए और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाए । 


[ 149 1/4/95 - THIEF ] 

बी० एल . शर्मा, संयुक्त सचिव . 


MINISTRY OF TEXTILES 
(Office of the Development Commissioner for handlooms) 


RESOLUTION 

New Delhi, the 5th September, 1995 
S . O . 782( E ).- -Government of India had vide their Resolution No. 1/4 /95 -DCH /Coordn dated 27.07.1995 constituted 
a Committee under the chairpersonship ofMs. Mira Seth to assess the threats and opportunities facing the handloom sector and 
devise ways and means to capitalise on the opportunities. 

In partial modification of the Resolution , Sh . Anoop Mishra, Director,Ministry of Finance, Department of Economic 
Affairs ( Banking Division ) hasbeen nominated in place of Sh . A . K . Jain , Joint Secretary ( Banking ) listed at Sl. No . 5 ; Sh . Vinod 
Malhotra presently at Sl. No . 12 and shown as Member- Secretary is nominated as a Member and the Development Commis 
sioner (Handlooms) (by designation ) as theMember Secretary ,which may be road as under: 


Sl. No. 


2 


Member 


Member 


5 . Shri Anoop Mishra, Director, Banking Division , Ministry of Finance, 

Parliament Street, New Delhi. 
12 . Shri Vinod Malhotra , Development Commissioner (Handicrafts ) 

West Block No. VII, R . K . Puram , New Delhi. 
13 . Development Commissioner (Handlooms) Ministry of Textiles , 

Udyog Bhavan , New Delhi. 


Member Secretary 


ORDER 


Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India . 


(No. 1/4 /95 -DCH /Coordn .] 
B . L . SHARMA , Jt. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 , 1995 


